निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 477 ) 


21 भाद्र 1934 ( NO ) 
पटना , बुधवार , 12 सितम्बर 2012 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

7 जुलाई 2012 
सं0 22 / नि0सि0 ( दर0 )- 16 - 05 / 2012 / 755 — पश्चिमी कोशी मुख्य नहर ( नेपाल भाग) के दाये बांध के 
कि0मी0 11.785 पर 04 जुलाई 2012 को रात्रि में टुटान हो गया । इस संबंध में मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग, 
दरभंगा द्वारा टुटान स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें पाया गया कि पश्चिमी कोशी मुख्य 
नहर का रूपांकित जलश्राव 8500 क्यूसेक है जबकि नहर में मात्र 1500 क्युसेक जल प्रवाहित हो रहा था । इसके 
बावजूद भी ओभर टॉपींग के कारण बांध टूट गया । जॉच प्रतिवेदन में यह भी पाया गया कि यांत्रिक अभियन्ताओं द्वारा 
स - समय गेटो का संचालन ठीक नहीं रखने, सूचना के बावजूद गेटो का उत्तोलन प्रणाली ठीक नहीं करने एवं 
असैनिक अभियन्ताओं द्वारा नहर बांधों का सत्त निगरानी नहीं रखने एवं परिस्थिति के अनुकूल कार्रवाई नहीं करने के 
कारण ही नहर बांध टूट गया । 

मुख्य अभियन्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त अपने 
कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना करने इत्यादि आरोपों को प्रथम द्रष्टया 
प्रमाणित पाते हुए श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, कुनौली को तत्काल 
प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह , सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, 
कुनौली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 सितम्बर 2012 
2. निलंबन अवधि में श्री सिंह, सहायक अभियन्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन 
विभाग, पूर्णिया निर्धारित किया जाता है । 

3. श्री सिंह को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा । 
4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 477 -571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


